निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 495 ) 


22 ज्येष्ठ 1936 ( AO ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 12 जून 2014 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचनाएं 

4 जून 2014 
सं0 बि०व०से०स्था० - 01 / 2014 / 1601 / प०व० श्री शशि शेखर, बि०व0से0 , सहायक वन संरक्षक , प्रधान 
मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, बिहार, पटना को उप वन संरक्षक के वेतनमान पी0बी0 - 3 ग्रेड पे 6600 में नियमित प्रोन्नति 
देते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी , सीतामढ़ी वन प्रमंडल, सीतामढ़ी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

इनकी प्रोन्नति प्रोन्नत पद पर योगदान की तिथि से प्रभावी होगी । 

सं0 बि०व०से०स्था० - 01 / 2014 / 1602 / प०व० — श्री संजय कुमार सिन्हा, बि0व0से0, सहायक वन संरक्षक , 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, बिहार , पटना को उप वन संरक्षक के वेतनमान पी0बी0 - 3 ग्रेड पे 6600 में नियमित 
प्रोन्नति देते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर वन प्रमंडल , भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

इनकी प्रोन्नति प्रोन्नत पद पर योगदान की तिथि से प्रभावी होगी । 

सं0 बि०व०से०स्था० - 01 / 2014 / 1603 / प०व० - श्री मोख्तारूल हक , बि0व0से0 , सहायक वन संरक्षक , वन 
प्रमंडल नालन्दा को उप वन संरक्षक के वेतनमान पी0बी0 - 3 ग्रेड पे 6600 में नियमित प्रोन्नति देते हुए वन प्रमंडल 
पदाधिकारी, मोतिहारी वन प्रमंडल, मोतिहारी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

इनकी प्रोन्नति प्रोन्नत पद पर योगदान की तिथि से प्रभावी होगी । 

सं0 बि०व०से०स्था० - 01 / 2014 / 1604 / प०व० — श्री अश्विनी कुमार, बि०व०से0 , सहायक वन संरक्षक , 
पटना वन प्रमंडल, पटना को उप वन संरक्षक के वेतनमान पी0बी0 - 3 ग्रेड पे 6600 में नियमित प्रोन्नति देते हुए वन 
प्रमंडल पदाधिकारी, वैशाली वन प्रमंडल , हाजीपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

इनकी प्रोन्नति प्रोन्नत पद पर योगदान की तिथि से प्रभावी होगी । 

सं0 बि०व०से०स्था० - 01 / 2014 / 1605 / प०व० श्री रामचन्द्र पाण्डेय, बि०व0से0 , सहायक वन संरक्षक, 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय , बिहार, पटना को उप वन संरक्षक के वेतनमान पी0बी0 - 3 ग्रेड पे 6600 में नियमित 
प्रोन्नति देते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी , समस्तीपुर वन प्रमंडल, समस्तीपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

इनकी प्रोन्नति प्रोन्नत पद पर योगदान की तिथि से प्रभावी होगी । 

सं0 बि०व०से०स्था० - 01 / 2014 / 1606 / प०व० — श्री संजय प्रकाश , बि00से0 , सहायक वन संरक्षक , कैमूर 
वन प्रमंडल, भभुआ को उप वन संरक्षक के वेतनमान पी0बी0 - 3 ग्रेड पे 6600 में नियमित प्रोन्नति देते हुए वन प्रमंडल 
पदाधिकारी, सुपौल वन प्रमंडल , सुपौल के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 12 जून 2014 
इनकी प्रोन्नति प्रोन्नत पद पर योगदान की तिथि से प्रभावी होगी । 

सं0 बि०व०से०स्था० - 01 / 2014 / 1607 / प०व० — श्री दीपक सिन्हा, बि०व०से0, सहायक वन संरक्षक, 
वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना प्रमंडल - 1 को उप वन संरक्षक के वेतनमान पी0बी0 - 3 ग्रेड पे 6600 में नियमित प्रोन्नति देते 
हुए उप वन संरक्षक , प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय , बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

इनकी प्रोन्नति प्रोन्नत पद पर योगदान की तिथि से प्रभावी होगी । 

सं0 बि०व०से०स्था० - 01 / 2014 / 1608 / प०व० – श्री दिगम्बर ठाकुर, बि०व०से0, सहायक वन संरक्षक , 
कार्यालय क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक , पटना को उप वन संरक्षक के वेतनमान पी0बी0 - 3 ग्रेड पे 6600 में नियमित प्रोन्नति 
देते हुए उप वन संरक्षक, कार्यालय क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
इनकी प्रोन्नति प्रोन्नत पद पर योगदान की तिथि से प्रभावी होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रत्नेश झा , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 495 - 571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http://egazette .bih. nic .in 


